निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 931 ) पटना , सोमवार , 15 अक्तूबर 2018 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

11 अक्तूबर 2018 
सं0 2 / बी0एस0सी0ई01 - 1025/ 2009 - 7068 / श्र0सं0 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 309 के परंतुक के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय भोजशाला समूह- घ 
नियमावली, 2017 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । - ( 1 ) यह नियमावली, बिहार सचिवालय भोजशाला समूह- घ 
( संशोधन ) नियमावली,2018 कही जा सकेगी। 

( 2 ) यह सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प ज्ञापांक - 3/ एम0 -1 - 1099/ 90 सा0 7291 दिनांक 

01 . 06 . 2018 के निर्गत होने की तिथि , जो दिनांक 01. 06 . 2018 है , से प्रवृत्त होगी । 
2. बिहार सचिवालय भोजशाला समूह - घ नियमावली, 2017 ( समय - समय पर यथासंशोधित ) में जहाँ 
कहीं भी समूह - घ शब्द प्रयुक्त है शब्द “कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट ) " प्रतिस्थापित किया 
जाएगा । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार सिंह , 

सरकार के प्रधान सचिव । 

11 अक्तूबर 2018 
सं0 2 / बी0एस0सी0ई01 - 1025 / 2009 - 7069 / श्र0सं0 अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत के संविधान के नियम - 348 के खण्ड ( 3 ) के 
अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
___ दीपक कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


PER TE ( 37C- TERUT) , 15 37ale 2018 


The 11th October 2018 
No.-2 /BSCE01 - 1025 /2009 -7068 /L & R — In exercise of powers conferred under proviso to 
Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is pleased to make the following 
Rules to amend the " Bihar Secretariat Canteen Group D Rules , 2017." : 

1 . Short title , extent and commencement.- ( 1) These Rules may be called as " Bihar 
Secretariat Canteen Group - D (Amendment) Rules, 2018." 

( 2) It shall come into force from date of issue of the resolution No.- 3/M 1- 1099 /90 

GAD -7291 dated -01.06 .2018 of the General Administration Department, Bihar 

which is dated 01 .06 .2018 . 
2. Wherever the word group D is used in Bihar Secretarial Canteen Group - D Rules, 2017 
shall be substituted by the words " Office Attendant/Attendant ( Special)." 

By order of the Governor of Bihar , 

DIPAK KUMAR SINGH , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER € ( 3TATYRU ) 931-571+ 10 - stocutor 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


